रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल - 33004 /99 


REGD . NO . D. L.-33004/99 


- 


- 


IANS 


H 


L 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II - Section 3 - Sub-section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, बुधवार , दिसम्बर 21 , 2005 / अग्रहायण 30 , 1927 
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 21 , 2005/AGRAHAYANA 30 , 1927 


सं . 1333] 
No. 1333 ] 


विधि और न्याय मंत्रालय 
( विधायी विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2005 
का आ० 1795( अ ). - राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951( 1951 का 43 ) की धारा 12 के अनुसरण में , राष्ट्रीय राजधानी 
राज्यक्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से , उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के 
अनुसार, राज्य सभा के सदस्य श्री कर्णसिंह के स्थान को भरने के प्रयोजन के लिए, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 27 जनवरी, 2006 को निवृत्त 
हो रहे हैं , एक सदस्य को निर्वाचित करने की अपेक्षा करते हैं । 

[ फा० सं०एच - 11024( 3 )/2005 - वि०II/1 ] 

टी० के० विश्वनाथन, सचिव 
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

(Legislative Department) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 21st December, 2005 
S . O . 1795 ( E ). - -In pursuance of Section 12 of the Representation of the People Act , 1951 ( 43 of 1951 ), the 
President is pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of theNational Capital Territory of Delhi 
to elect , in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder , one member for the 
purpose of filling the seatof Shri Karan Singh , a member of the Council of States who is retiring on 27th January , 2006 ,on 
the expiration of his term of office . 

[ E. No . H- 11024 (3)/ 2005 -Leg .I/ 1] 

T. K . VISWANATHAN, Secy. 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर , 2005 
का०आ० 1796( अ). - राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951( 1951 का 43 ) की धारा 12 के अनुसरण में , राष्ट्रीय राजधानी 
राज्यक्षेत्र , दिल्ली की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से, उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के 
अनुसार, राज्य सभा के सदस्य श्री जनार्दन द्विवेदी के स्थान को भरने के प्रयोजन के लिए, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 27 जनवरी, 2006 को 
निवृत्त हो रहे हैं , एक सदस्य को निर्वाचित करने की अपेक्षा करते हैं । 

[ फा० सं० एच- 11024( 3 )/ 2005 - वि०II/2 ] 

टी० के० विश्वनाथन, सचिव 
3669GI/ 2005 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3( ii)] 


- 


- 


- 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 21st December , 2005 
S .O . 1796 (E ). - - In pursuance of Section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the 
President is pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of 
Delhi to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, one member 
for the purpose of filling the seat of Shri Janardan Dwivedi, a member of the Council of States who is retiring on 
27th January, 2006 , on the expiration ofhis term ofofficc . 

[ E No. H- 11024( 3 / 2005- Leg.II /2 ] 

T, K . VISWANATHAN , Secy. 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2005 
का आव 1797( अ). - राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951( 1951 का 43 ) की धारा 12 के अनुसरण में , राष्ट्रीय राजधानी 
राज्यक्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से, उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के 
अनुसार उस सदन में पूर्व में श्री पी० एम० सईद, जिनकी पदावधि 27 जनवरी, 2006 तक थी किन्तु जिनका 18 दिसंबर, 2005 को देहांत हो गया है , 
द्वारा धारित स्थान को भरने के लिए एक सदस्य को निर्वाचित करने की अपेक्षा करते हैं । 

[ फा० सं० एच - 11024 ( 3 )/ 2005 -वि०II /3 ] 

टी०के०विश्वनाथन, सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 21stDecember, 2005 
S . O . 1797(E ). - In pursuance of Seetion 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the 
President is pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of 
Delhi to elect, inaccordance with the provisions of the said Act and of the rulesand ordersmade thereunder, one member 
to the Council of States from Delhi to fill the seat in that House held earlier by Shri P. M . Sayeed ,whose term of office was 
upto 27th January, 2006 , but who expired on 18th December, 2005. 

[ F No. H- 11024(3)/ 2005- Leg.II /3 ] 

T. K . VISWANATHAN, Secy. 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2005 
का आ 1798( अ): - राष्ट्रपति , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951( 1951 का 43 ) की धारा 12 के अनुसरण में , सिक्किम राज्य की 
विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से, उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार , राज्य सभा के 
सदस्य श्री पी. टी. ग्यामसों के स्थान को भरने के प्रयोजन के लिए, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 23 फरवरी, 2006 को निवृत्त हो रहे हैं , एक 
सदस्य को निर्वाचित करने की अपेक्षा करते हैं । 

[ फा० सं० एच - 11024 ( 3 )/ 2005 - वि०1/4 ] 

टी० के० विश्वनाथन , सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 21stDecember, 2005 
S. O . 11798 (E ).- In Pursuance of Section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the 
President is pleased to call upon the eleeted inembers of the Legislative Assembly of the State of Sikkim to elect, in 
accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, one member for the 
purpose of filling the seat of Shri P. T. Gyamtso , a member of the Council of States who is retiring on 
23rd February, 2006, on the expiration of his term of office . 

[ F No. H-11024(3 / 2005 -Leg. II/ 4 ) 

T. K . VISWANATHAN ,Secy . 


Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, Vew Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


